Regd . No. CHD /0093/ 2015-2017 


सत्यमेव जयते 


Govt 
. 


VARYANA 


OF 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 8-2017] 


CHANDIGARH , TUESDAY, FEBRUARY 21, 2017 (PHALGUNA 2 , 1938 SAKA ) 


PART III 


Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc. 

हरियाणा सरकार 
आवास विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 3 फरवरी, 2017 
संख्या HBH/ CRO (PM) 2017/313.- हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम 20) की धारा 74 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सचिव, आवासन बोर्ड हरियाणा, इसके द्वारा , उनके यदि क्रमांक 28 
दिनांक 11.01.2017 द्वारा दी गई राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आवासन बोर्ड, हरियाणा ( आबंटन, प्रबन्धन तथा वासगृह का विक्रय ) 
विनियम, 1972, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , अर्थात्: 
1 . ये विनियम आवासन बोर्ड, हरियाणा ( आबंटन, प्रबन्धन तथा वासगृह का विक्रय) संशोधन विनियम, 2017 कहे जा सकते हैं । 
2 . आवासन बोर्ड, हरियाणा ( आबंटन, प्रबन्धन तथा वासगृह का विक्रय ) विनियम, 1972 में , विनियम 2 में , खण्ड ( ड) के स्थान पर , 

निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात्: 
"(ड ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति से अभिप्राय हैं , ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आय प्रति वर्ष तीन लाख 
रूपये से अधिक नहीं है । निम्न आय वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति से अभिप्राय हैं , कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आय प्रति वर्ष तीन 
लाख एक रुपये से अधिक हैं किन्तु प्रति वर्ष छह लाख रुपये से अधिक नहीं है, मध्यम आय वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति से 
अभिप्राय हैं , ऐसा व्यक्ति जिसकी आय प्रति वर्ष छह लाख एक रुपये से अधिक है किन्तु प्रति वर्ष दस लाख से अधिक नहीं हैं 
तथा उच्चतर आय वर्ग से संबंधित कोई व्यक्ति से अभिप्राय हैं , ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आय प्रति वर्ष दस लाख एक रुपये से 
अधिक है । " 


- 


रणधीर सिंह, 
सचिव, आवासन बोर्ड हरियाणा, 

पंचकूला । 


( 41 ) 


42 


HARYANA GOVT .GAZ ., FEB . 21, 2017 (PHGN . 2 , 1938 SAKA) 


PART III ] 


HARYANA GOVERNMENT 


HOUSING BOARD , HARYANA 

Notification 

The 3rd February , 2017 
No. HBH /CRO ( PM )2017 /313.— In exercise of the powers conferred by Section 74 of the Haryana Housing 
Board Act , 1971 (Act 20 of 1971), the Housing Board Haryana, with the previous sanction of the State Government 
conveyed vide their memo No. 28 , dated 11.01.2017 hereby makes the following amendment in the Housing Board , 
Haryana ( Allotment,Management and Sale of Tenements ) Regulations, 1972 , namely : 
1 . These regulations may be called the Housing Board , Haryana ( Allotment, Management and Sale of 

Tenements ) Amendment Regulations, 2017 . 
2 . In the Housing Board , Haryana (Allotment, Management and Sale of Tenements ), Regulations, 1972 , in 

regulation 2 , for clause (m ), the following clause shall be substituted , namely : 
“ (m ) A person belonging to Economically Weaker Section means a person whose income does not exceed 
* 300000/- per annum , a person belonging to Low Income Group means a person whose income exceeds 
* 300001/- but does not exceeds * 600000 /- per annum , a person belonging to ‘Middle Income Group means 
a person whose income exceeds * 600001/- but does not exceed 1000000 /- per annum and a person 
belonging to Higher IncomeGroup means a person whose income exceeds * 1000001/- per annum ” . 


RANDHIR SINGH , 
Secretary , Housing Board Haryana, 

Panchkula . 


[ 17-1 ] 


54975 — C.S. - H.G.P ., Chd . 


